रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


EANINR 


HINTATE 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, सोमवार , सितम्बर 26 , 2016 / आश्विन 4 , 1938 
NEW DELHI,MONDAY, SEPTEMBER 26 , 2016 /ASVINA 4 , 1938 


सं . 674 ] 
No. 674 ] 


पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 26 सितम्बर , 2016 


सा . का . नि . 912( अ ). राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण , वन 
और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वैज्ञानिक समूह क पद भर्तीनियम , 2015 में एततद्वारा संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 


1 . (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , वैज्ञानिक समूह , क पद भर्ती ( संशोधन ) 
नियम , 2016 है । 

( 2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , वैज्ञानिक समूह क पद भर्ती नियम , 2015 में 


नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात : 


पदों के नाम , वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल - ( 1) पदों के नाम , उनका वर्गीकरण इससे संबंद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल निम्नलिखित 
तालिका में यथानिर्दिष्ट होंगे : 
पदनाम 

वर्गीकरण 

वेतन मैट्रिक्स में लेवल 
| ( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 
वैज्ञानिक बी 

साधारण केन्द्रीय सेवा समूह क | लेवल -10, 56100 - 177500 रु . 
वैज्ञानिक सी 

राजपत्रित , अननुसचिवीय , वैज्ञानिक और | लेवल -11, 67700- 208700 रु . 
वैज्ञानिक डी तकनीकी 

लेवल- 12, 78800- 209200 रु . 
वैज्ञानिक ई 

| लेवल - 13, 118500 - 214100 रु . 
वैज्ञानिक एफ 

लेवल - 13 ए , 131100 - 216600 रु . 
वैज्ञानिक जी 

| लेवल - 14, 144200 - 218200 रु . 


4587 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


(ii ) 


नियम 11 में उप -नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् - 


अनुसूची- 1 की सारणी- 2 में विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक बी पदों की बाबत प्रोन्नति नियम 7 के उपनियम ( 2 ) के परंतुक के अनुसरण में ऐसे 
अनुसंधान अधिकारियों (पर्यावरण ) श्रेणी -। में से चयन के आधार पर की जाएगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 8, 47600 -151100 रू . 
में दो वर्षों की नियमित सेवा की है और अनुसूची- 2 में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव रखते हैं और प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची 
उनकी अपनी - अपनी श्रेणी या पद की विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ से तैयार की जाएगी । 


(iii) नियम 11 के उप नियम ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
अनुसूची-I में सारणी-6 में विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक बी के पदों के संबंध में प्रोन्नति राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ( रा . प्रा . वि . सं .) में 
लेवल - 6, 35400 -112400 रू . के वेतन मैट्रिक्स में आठ वर्षो की नियमित सेवा वाले और नियम 7 के उप -नियम ( 2 ) के परंतुक सहित 
इसके अनुसूची - 2 में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता और अनुभव प्राप्त टैक्सीडर्मिस्ट , वरिष्ठ शैक्षिक सहायक , प्रकाशन सहायक , वरिष्ठ तकनीकी 
सहायक, प्रलेखन सहायक और पुस्तकालय एवं सूचना सहायक में से की जाएगी और प्रोन्नति हेतु पात्रता सूची उनके संबंधित ग्रेड अथवा 
पद में निर्धारित अर्हक सेवा के पूरा होने की तारीख के संबंध में तैयार की जाएगी । 


(iv ) अनुसूची- 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 

अनुसूची- 2 

(नियम 6 देखें ) 

शैक्षिणिक अर्हताएं और अनुभव 
I. वैज्ञानिक पदों हेतु : वैज्ञानिक पदों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिणिक अर्हताएं और अनुभव भाग क अथवा भाग ख में विनिर्दिष्ट के 
अनुसार होंगे : 

भाग- क 


शैक्षणिक अर्हताएं 


अपेक्षित न्यूनतम अनुभव 

( 2) 
बी सीडी 
लेवल - 10 , लेवल - 11 , लेवल- 12, लेवल - 13, 
56100 67700 

78800 

118500 
177500 रु . | 208700 रु . । 209200 रु . | 214100 रु . 
अनुभवहीन ___ + 3 

+ 7 

+ 11 


एफ 
लेवल - 13 ए , 

131100 
216600 रु . 


जी 
लेवल - 14, 
144200 
218200 रु . 


+ 16 


+ 21 


प्राकृतिक विज्ञान / कृषि 
विज्ञान में स्नातकोतर 


उपाधि 


___ + 3 


___ +7 


+ 11 


+ 16 


+ 21 


अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी | अनुभवहीन 
में स्नातक उपाधि 
चिकित्सा शास्त्र में स्नातक अनुभवहीन 
उपाधि 


+ 3 


+ 7 


+ 11 


+ 16 


+ 21 


अथवा 
भाग- ख 


नवीन 


नवीन 


वीन । +4 +8 +13] + 18 | 


+ 4 


__ + 8 


प्राकृतिक विज्ञान अथवा कृषि विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी अथवा 
इंजीनियरिंग में डॉक्टर की उपाधि 


| + 13 / + 18 


II. पुस्तकालय और प्रलेखन के लिए : 


अपेक्षित न्यूनतम अनुभव 


( 2 ) 


शैक्षणिक योग्यताएं 

( 1 ) 
1. प्राकृतिक विज्ञान अथवा कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री और 
2. प्रलेखन प्रौद्योगिकी अथवा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा 


नवीन 


+ 7 


| 


+ 11 | + 16 | + 21 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


III . संग्रहालय के लिए: 


( 2 ) 


शैक्षणिक योग्यताएं 

अपेक्षित न्यूनतम अनुभव 
( 1 ) 
1. वनस्पति विज्ञान अथवा प्राणि विज्ञान अथवा भू -विज्ञान अथवा जैव नवीन 

+ 7 + 11 | + 16 

___ + 21 
विज्ञान अथवा जीवन विज्ञान अथवा पर्यावरणीय विज्ञान अथवा 
वन्यजीव जीव विज्ञान में मास्टर डिग्री और 
2. (i) संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा अथवा प्रमाण- पत्र कोर्स जो एक 
वर्ष से कम न हो ; अथवा 
(ii) राज्य अथवा राष्ट्रीय संग्रहालय अधिमानत : प्राकृतिक विज्ञान 
| अनुभागों में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव 
टिप्पणी - 1.- विशेषज्ञ चयन समिति , लिखित में दर्ज होने वाले कारणों सहित सीधी भर्ती के उपयुक्त मामलों में वेतनमान के न्यूनतम पर 
उच्चतर वेतनमान जो दो अग्रिम वेतनवृद्धि से अधिक नहीं होना चाहिए, सिफारिश कर सकती है । 
टिप्पणी -2.- उपर्युक्त तालिका के कॉलम ( 2) के अंतर्गत उल्लिखित अभिव्यक्ति " + 3 ", " + 7 " इत्यादि का अर्थ इसके कॉलम ( 1) के अंतर्गत 
उल्लिखित शैक्षणिक योग्यताओं के अतिरिक्त अपेक्षित न्यूनतम अनुभव की वर्ष संख्या से है । 
नोट- 3.- वानिकी और वन्यजीव के क्षेत्र में प्रदान की गई सेवा को उन पदों के लिए संगत अनुभव के रूप में समझा जाएगा जिनके लिए ऐसे 
अनुभव को मंत्रालय द्वारा उपयुक्त समझा जाता है और भारतीय वन सेवा से संबंधित आवेदकों के मामले में , ऐसे पदों के लिए निर्धारित 
शैक्षणिक अर्हताओं में मंत्रालय द्वारा छूट दी जा सकती है । 
( V) अनुसूची - 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात : 

अनुसूची- 4 

[नियम 12( 3) देखें 
क्र . सं . वेतन मैट्रिक्स में लेवल 

पदनाम 

निष्पादन से जुड़ी न्यूनतम पदवास 

अवधि 


- 


( 4 ) 
3 वर्ष 


1. 


4 वर्ष 


( 2 ) 
लेवल - 10 , 56100 - 177500 रु . 
| लेवल - 11, 67700 - 208700 रु . 

लेवल - 12, 78800 - 209200 रु . 
4 . | लेवल - 13, 118500- 214100 रु . 

लेवल - 13ए, 131100 - 216600 रु . 
लेवल - 14 , 144200- 218200 रु . 


( 3) 
वैज्ञानिक बी 
वैज्ञानिक सी 
वैज्ञानिक डी 

वैज्ञानिक ई 
वैज्ञानिक एफ 
वैज्ञानिक जी 


4 वर्ष 
5 वर्ष 
5 वर्ष 


[ सं . 08/01/2015- पी . III] 

____ एस . एस . नेगी , अवर सचिव 
टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र , असाधारण में , सा . का . नि . 53( अ), दिनांक 23 जनवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 

तदुपरांत भारत के राजपत्र , असाधारण में , सा . का . नि . 809 ( अ ), दिनांक 22 अगस्त , 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे । 


MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 26th September , 2016 
G .S . R . 912 (E ). — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 
Scientific Group ‘ A ’ Posts Recruitment Rules, 2015 , namely: 
1 . (1 ) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Scientific Group ‘ A ’ Posts 
Recruitment (Amendment) Rules, 2016 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (i)] 


2 . In the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Scientific Group ‘ A ’ Posts Recruitment Rules, 2015 - 
(i) Rule 4 shall be substituted , namely: 
Name of posts , classification and Level in the Pay Matrix.- (1 ) The name of the posts , their classification and Level in 
the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in the table below : 


Designation 


Classification 

( 2 ) 


( 1 ) 


Scientist ‘ B 
Scientist C 
Scientist D 
Scientist E 
Scientist F 
Scientist G 


General Central 

Service , 
Group ‘ A ’ Gazetted , 

Non -Ministerial, 
Scientific and Technical 


Level in the Pay Matrix 

( 3 ) 
Level - 10 , Rs. 56100 - 177500 
Level - 11 , Rs. 67700 - 208700 
Level - 12 , Rs. 78800 - 209200 
Level - 13 , Rs. 118500 - 214100 
Level - 13A , Rs. 131100 - 216600 
Level - 14 , Rs. 144200 - 218200 


( ii ) Sub -rule (3) of Rule 11 shall be substituted , namely: 

The promotion in respect of the posts of Scientist B specified in Table - 2 of Schedule - I shall be made on selection basis 
from amongst Research Officers ( Environment) Grade I having two years regular service in the Level - 8 , Rs. 47600 
151100 in the Pay Matrix and possessing educational qualifications and experience as specified in Schedule - II , in 
accordance with the proviso to sub - rule (2 ) of rule 7 ; and the eligibility list for promotion shall be prepared with 
reference to the date of completion of the prescribed qualifying service in their respective grade or post . 
(iii) Sub-rule (4 ) of Rule 11 shall be substituted , namely : 
The promotion in respect of the posts of Scientist B specified in Table -6 of Schedule - I shall be made on selection basis 
from amongst the Taxidermist, Senior Educational Assistant, Publication Assistant, Senior Technical Assistant, 
Documentation Assistant or Library and Information Assistant in the National Museum of Natural History, having eight 
years regular service in the Level - 6 , Rs. 35400 - 112400 in the Pay Matrix and possessing the educational qualifications 
and experience as specified in Schedule - II , in accordance with the proviso to sub -rule (2 ) of rule 7 ; and the eligibility list 
for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service in their 
respective grade or post. 
(iv) Schedule - II shall be substituted , namely: 

Schedule - 2 

(see rule 6 ) 

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 
I. FOR SCIENTIFIC POSTS : The minimum educational qualifications and experience required for scientific posts shall 
be either as specified in Part- A or in Part - B : 

Part- A 
Educational 

Minimum Experience Required 
qualifications 
( 1 ) 

( 2 ) 

Ε 
Level - 10 , Level - 11 , Level - 12 , Level - 13 , Level -13A , Level - 14 , 
Rs. 56100 Rs. 67700 Rs. 78800 Rs. 118500 Rs. 131100 Rs. 144200 
177500 208700 

209200 214100 216600 

218200 
Master s Degree Fresh 

+ 3 + 7 + 11 

+ 16 
in Natural 
Science or 
Agricultural 
Science 
Bachelor s Fresh | + 3 

+ 11 

+ 16 
Degree in 
Engineering or 
Technology 
Bachelor s 

Fresh 
Degree in 
Medicine 


+ 21 


+7 


+ 11 


+ 


+ 16 


+ 11 


+ 11 


+ 16 


+ 16 


[ 471 II - QU5 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


OR 
Part - B 

Fresh 


Fresh 


+ 4 


+ 8 


| 


+ 13 


| 


+ 18 


Doctorate in Natural Science or Agricultural 
Science or Technology or Engineering 


II. FOR LIBRARY AND DOCUMENTATION : 
Educational qualifications 

( 1 ) 
1 . Master s degree in Natural Science or 
Agricultural Science ; and 
2 . Diploma in Documentation 
Technology or Library Science 


Minimum Experience Required 

( 2 ) 
+ 7 


Fresh 


+ 3 


+ 16 


III. FOR MUSEUM : 

Educational qualifications 


( 1 ) 


Minimum Experience Required 

( 2 ) 
+ 3 

+ 7 / + 11 


Fresh 


+ 16 


1. Master s degree in Botany or Zoology or 
Geology or Bioscience or Life Science or 
Environmental Science or Wildlife Biology ; and 
2 . (i) Diploma or certificate course in 
Museology of a duration of not less than one 
year; or 
(ii) two years experience of working in a State 
or National Museum preferably in the Natural 
History Sections. 


Note- 1.- The Expert Selection Committee may , for reasons to be recorded in writing, recommend , in deserving cases of 
direct recruits, a higher initial start over the minimum of the scale , which shall not exceed two advance increments. 
Note - 2.- The expression “ + 3” , “ + 7” , etc ., specified under column (2 ) of the table above denotes the minimum number 
of years of experience required in addition to the educational qualifications specified against it under column ( 1) thereof. 


Note -3.- Service rendered in the field of forestry and wildlife shall be treated as relevant experience for the posts for 
which such experience is considered appropriate by the Ministry and in case of applicants belonging to the Indian Forest 
Service , educational qualifications prescribed for such posts may be relaxed by the Ministry . 


(v ) 


Schedule - IV shall be substituted , namely: 


Schedule - 4 
[ see rule 12 ( 3) ] 

Designation 


S . No. 


Level in the Pay Matrix 


( 1 ) 


( 2 ) 
Level - 10 , Rs. 56100 - 177500 
Level - 11, Rs. 67700 - 208700 
Level - 12 , Rs. 78800 - 209200 
Level 13, Rs. 118500 -214100 
Level - 13A , Rs. 131100 - 216600 
Level - 14, Rs. 144200 - 218200 


( 3 ) 
Scientist B 
Scientist C 
Scientist ‘ D 
Scientist ‘ E 
Scientist F 
Scientist G 


Minimum Residency Period linked to 
Performance 

( 4 ) 
3 Years 
4 Years 
4 Years 
5 Years 
5 Years 


6 . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[No. 08 /01 /2015 - P .III ] 

S . S . NEGI, Under Secy . 
Note :- The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , vide number G .S . R . 53 ( E ) dated the 
23rd January, 2015 and subsequently amended in the Gazette of India, Extraordinary , vide number G . S .R . 809 ( E ) dated 
the 22nd August , 2016 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

HARINDRA 

Digitally signed by 

HARINDRA KUMAR 
KUMAR 

+ 05 30 


Date : 2016 .09.28 10 :58 :14 


